निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1014) पटना, बुधवार , 28 अगस्त 2019 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2019 
सं० एल0आर0टी0 - 01 - 01/ 2001 - 6067 / जे0 — विधि विभागीय अधिसूचना संख्या - 1903 / जे0 , दिनांक 
20 .04 .2010 द्वारा गठित एवं अधिसूचना संख्या - 1588 / जे0 , दिनांक 09. 03 . 2016 द्वारा विघटित , बिहार राज्य धार्मिक 
न्यास पर्षद के लिए बिहार राज्यपाल बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 (बिहार अधिनियम 1 , 1951 ) 
( यथा संशोधित बिहार अधिनियम 1, 2007 ) की धारा - 8 की उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्री अखिलेश कुमार जैन (सेवानिवृत्त विधि सचिव ) को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का अध्यक्ष 
नियुक्त करते हैं । 
2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मदन किशोर कौशिक , 

सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1014 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


